निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 कार्तिक 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 933 ) पटना , मंगलवार , 25 अक्तूबर 2016 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 


21 अक्तूबर 2016 
सं० 7 / प्राधि0 - 4 / 2016 - 1135 — बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 
2015 के तहत राज्य स्तर पर राज्य अपीलीय प्राधिकार केवल दो व्यक्तियों को मिलाकर ( इसके बाद प्रत्येक 
अलग - अलग अध्यक्ष के रूप में निर्देशित ) गठित करने का प्रावधान है । साथ ही राज्य सरकार किसी एक राज्य 
अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष को किसी दूसरे राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत 
कर सकती है । 

___ वर्तमान में राज्य अपीलीय प्राधिकार में केवल एक अध्यक्ष ही पदस्थापित है । इस स्थिति में राज्य अपीलीय 
प्राधिकार का संचालन प्रारंभ करने के उद्देश्य से उक्त नियमावली के नियम - 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए तत्काल वैकल्पिक रूप से एक अध्यक्ष के साथ ही राज्य अपीलीय प्राधिकार का गठन किया जाता है । दूसरे 
अध्यक्ष की नियुक्ति एवं पदस्थापन के साथ ही यह वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त मानी जाएगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र श्रीवास्तव, 


सचिव । 


fael 


[ c ( HKHTHTQUI ) , 25 314 


2016 


21st October 2016 
No. 7 / Pradhi-4 /2016 - 1135 — Bihar State School Teachers and Employees Dispute Redressal 
Rules , 2015 , provides that the State Appellate Authority shall be constituted at state level consisting 
of two persons only (hereinafter, each referred to separately as Chairperson ). The State Government 
may authorise the Chairperson of one State Appellate Authority to discharge the functions of the 
Chairperson of another State Appellate Authority . 

At present, only one Chairperson is posted in the State Appellate Authority. Under the 
circumstances as an alternative arrangement by exercising powers conferred by rule -20 of the Rules, 
the State Appellate Authority is constituted with only one Chairperson . With the appointment and 
posting of the Second Chairperson this alternative arrangement will automatically come to an end . 

By the order of the Governor of Bihar, 

Jitendra Srivastava , 


vers 


Secretary 


3 stad , Hidded4 [ SUIT , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3FITETUT ) 933 -571 + 1000 - hocogol 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


